रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III -- खण्ड 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 


224 ] 


नई दिल्ली , सोमवार ,सितम्बर 6 , 2010 / भाद्र 15 , 1932 
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2010/BHADRA 15 , 1932 


No. 224 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया 

परिषद् और क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव , 2010 
वर्तमान परिषद ( दसवीं ) का चार वर्ष का कार्यकाल 18 -1 -2011 को समाप्त हो रहा है। 19 -1 - 2011 को ( 11वीं ) नई परिषद् के गठन 
के लिए इंस्टीट्यूट की परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों का चुनाव नीचे दी गई अधिसूचना के अनुसार आयोजित होगा । अधिसूचना में 
चुनाव कराने के लिए सभी विषय दिए गए हैं । 

. अधिसूचना 
सितम्बर , 2010 की आई. सी. एस. आई ( चुनाव ) सं. 1 

नई दिल्ली , 6 सितम्बर , 2010 

परिषद् और क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव की तारीखें तथा अन्य विषय 
मतदान अधिकारी और इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया के सचिव एवं सीईओ कम्पनी सचिव ( परिषद् के चुनाव ) 
नियमावली, 2006 के नियम 3 और 4 तथा लागू होने वाले अन्य नियमों के साथ पठित कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 
( अधिनियम ) की धारा 9( 2) ( ए ) के अनुसरण में वर्ष 2010 में परिषद्/ क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित 
अधिसूचना जारी करती है : 


11. नियम 4 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना जारी करने | सोमवार , 6 सितम्बर 2010 

की तारीख 
नियम 9, 10, 11, 12 , 14, 21 , 28, 29, 30, 32 और 
35 तथा कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 के 
विनियम 115 (2) और लागू होने वाले अन्य नियमों 
एवं विनियमों के साथ पठित नियम 4 के अनुसरण में 
परिषद चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित तारीखें 
नियत करती है, अर्थात् 
( क ) नामांकन पत्र प्राप्ति के लिए आखिरी तारीख सोमवार , 4 अक्तूबर 2010, अधिक से 

और समय [नियम 4 ( 2) (ए) और 9] . अधिक सायं 6 बजे तक 
( ख) | नामांकन पत्र की जांच की तारीख और स्थान शनिवार , 16 अक्तूबर , 2010 , प्रातः 
[नियम 4 (2) ( बी ) और 12 ] 

11 बजे से, स्थानः आई. सी.एस. आई. 
| हाउस, 22 इंस्टीट्यूश्नल एरिया 
लोदी रोड, नई दिल्ली 


3500 GI/2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


- 


- 


. 


. . 


( ग ) नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख मंगलवार, 26 अक्तूबर 2010 , सायं 6 

और समय [ नियम 4 (2 ) ( सी ) और 14 ] बजे से पहले 
चुनाव की तारीख और समय [नियम 4( 2 ) / दिल्ली / नई दिल्ली / मुम्बई 
( डी)] 

( अथवा अन्य किसी स्थान पर जहां 
दो दिनों में चुनाव कराना आवश्यक 
हो ) शुक्रवार और शनिवार, 10 और 
11 दिसम्बर, 2010, प्रातः 8 बजे से 
सायं 8 बजे तक । अन्य स्थानः 
शुक्रवार , 10 दिसम्बर 2010 , प्रातः 8 

बजे से सायं 8 बजे तक 
डाक द्वारा वोट डालने के लिए अनुमति के शुक्रवार , अक्तूबर, 2010, सायं 5.30 
लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की आखिरी बजे तक 
तारीख और समय [नियम 4 ( 2) (ई) और 28 ] 
डाक द्वारा मतपत्र वापस प्राप्त करने की शुक्रवार , 10 दिसम्बर, 2010, सायं 5 
आखिरी तारीख और समय [नियम 4 (2) बजे तक 
( एफ )] 
मतगणना शुरू करने की तारीख और समय सोमवार , 20 दिसम्बर, 2010 , प्रातः 
[नियम 4 (2 ) ( जी ) और 32 ] 

10 बजे 
( ज ) परिणाम घोषित करने की तारीख [नियम 4 ( 2) बृहस्पतिवार , 23 दिसम्बर , 2010 या 
| ( एच ) और 35 ] 

गणना समाप्त होने के बाद , जो भी 

बाद में हो । 
परिषद द्वारा चुनाव के लिए रखा गया शुल्क (नियम 15,000 रूपए ( पन्द्रह . हजार रूपए | 

केवल) 
| उम्मीदवार द्वारा देय सिक्युरिटी जमा (नियम 11 ) | 20 ,000 रूपए (बीस हजार रूपए | 


RANA 


| 10 ) 


- 


- 


केवल ) 


-area 


HALI 


नामांकन पत्रों की जांच के लिए पैनल के सदस्यों के 
नाम (नियम 12) 


1. श्री इन्द्रकुमार, परिषद में सरकार के नामिती , 

तथा अपर विधि परामर्शदाता ( रक्षा ), रक्षा 

मंत्रालय , भारत सरकार 
2. श्री एस. रामाकृष्णा, परिषद् में सरकार के 

नामिती, एक्जीक्यूटिव निदेशक, केटरपिल्लर 
इण्डिया प्रा.लि ., इण्डिया एंड आसियान 

कार्पोरेट अफेयर्स 
3. एन. के. जैन , मतदान अधिकारी एवं सचिव 
व सीईओ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज 
ऑफ इण्डिया 


एन . के. जैन , मतदान अधिकारी एवं इंस्टीट्यूट के सचिव व सीईओ 

[ विज्ञापन III/ 4/121/10 - असा. ] 


e- 


ma 


. 


[ TFT III - CUG 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA 


ELECTIONS TO THE COUNCIL AND THE REGIONAL COUNCILS , 2010 


The four - year term of the existing Council ( 10th ) will expire on 18 . 1 . 2011 . For 
the purpose of constituting the 11th Council on 19 . 1 . 2011 , the election to the 
Council and four Regional Councils of the Institute will be held as per the 
notifications given below . The notifications contain all matters required for 
conduct of elections. 


NOTIFICATION 
ICSI (ELECTION ) No . 1 OF SEPTEMBER , 2010 

New Delhi, the 6th September , 2010 


Dates of Election to the Council and the Regional Councils and other matters 


The Returning Officer and Secretary & CEO of the Institute of Company Secretaries 
of India , in pursuance of Section 9 (2 ) (a ) of The Company Secretaries Act , 1980 as 
amended , (the Act ) read with Rules 3 & 4 and other applicable Rules of The 
Company Secretaries (Election to the Council) Rules , 2006 , (the Rules ) and the 
Company Secretaries Regulations, 1982 (the Regulations) is pleased to notify the 
following for the conduct of elections to the Council and Regional Councils in the 
year 2010 


Monday , the 6th September, 
2010 


11. Date of issue of notification for purpose 

of Rule 4 of the Rules . 
2 . In pursuance of Rule 4 read with Rules 

9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 21, 28 , 29 , 30 , 32 and 
35 of the Rules and Regulation 115 (2 ) of 
the Company Secretaries Regulations, 
1982 and other applicable rules and 
regulations, the Council has fixed the 
following dates for the conduct of 
elections, viz . 

the last date and time for receipt 
of nominations (Rule 4 (2 ) (a ) and 


a ) 


Monday , the 4th October , 2010 
not later than 6 .00 P .M . 


9 ) 


the date and place of scrutiny of 
nominations (Rule 4 (2 ) (b ) and 
12 ) 


Saturday , the 16th October, 
2010 from 11 .00 A .M . at ICSI 
House , 22 Institutional Area , 
Lodi Road , New Delhi 
Tuesday , the 26th October , 
2010 before 6 .00 PM 


the last date and time for 
withdrawal of nominations (Rule 
4 ( 2 ) (c ) and 14 


. 


. 


---.. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III--- SEC . 4 ] 


| the date and time of polling (Rule 

4 (2 ) (d )] 


Delhi / New Delhi / Mumbai (or 
any other place where elections 
are required to be held on two 
days): Friday & Saturday , the 
10th & 11th December, 2010 
from 8 . 00 A .M . to 8 . 00 P . M . 
Other places : Friday , the 10th 
December , 2010 
from 8 . 00 A . M . to 8 . 00 P . M . 
Friday , the 8th October , 2010 
upto 5 . 30 P . M . 


Friday , the 10th December, I 
2010 upto 5 .00 P .M . 


the last date and time for receipt 
of applications for permission to 
vote by post (Rule 4 (2 ) (e) and 28 ) 
the last date and time for receipt 
by post of ballot papers back from 
voters (Rule 4 (2 0 1 
| the date & time of commencement 
of counting of votes (Rule 4 ( 2 ) (g ) 
and 321 
the date of declaration of results 
[Rule 4 (2 ) (h ) and 35 ) 


Monday, the 20th December , 
2010 at 10 .00 A . M . 


w 


3 . Fee for election fixed by the Council 

(Rule 10 ) 
Security Deposit payable by the 

candidate (Rule 11) 
5 . Names of the members of the panel for 

scrutiny of nomination papers (Rule 12 ) 


Thursday , the 23rd December , 
2010 or after counting is over , 
whichever is later. 
Rs. 15 , 000 / - (Rupees Fifteen 
thousand only ) 
Rs. 20 , 000 / - (Rupees Twenty 
thousand only ) 
1 . Mr. Inder Kumar , Govt. 

Nominee on the Council & 
Additional Legal Advisor 
(Defence ), Ministry of 
Defence , Govt. of India 


2 . Mr. S Ramkrishna , Govt. 

Nominee on the Council & 
Executive Director 
Caterpillar India Private 
Ltd ., India & ASEAN 
Corporate Affairs 


3 Mr. NK Jain , Returning 

Officer and Secretary & 
CEO , The Institute of 
Company Secretaries of 
India 


By order of the Council of the Institute of Company Secretaries of India 


NONNULAARNANUNUNUN 


N . K . JAIN , Returning Officer and Secy. & CEO of the Institute 

[ ADVT 111/4 /121/10 -Exty .) 


1 


1 : 1 


. : || 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


. 


सितम्बर, 2010 की आई. सी .एस. आई. ( चुनाव) सं . 2 

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2010 
आई. सी. एस. आई. की परिषद के चुनाव 


कम्पनी सचिव ( परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 (नियमों) के नियम 9 के 
उप -नियम (1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की 
परिषद निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती हैं: 


15 (पन्द्रह ) 


कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 (यथा 
संशोधित ) की धारा 9( 2) (ए) के अन्तर्गत सभी 

क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से परिषद के निर्वाचित . 
. व्यक्तियों की कुल संख्या 


2. 


नियम 8 के साथ पठित अनुसूची 3 तथा नियम 
3 के साथ पठित अनुसूची I में उल्लिखित 
प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित 
सदस्यों की संख्या 


निर्वाचन क्षेत्रों के . नाम 
( क ) पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र 
( ख ) उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र 
( ग ) दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र 
( घ ) पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र 


निर्वाचित सदस्यों की सं . 
2 ( दो ) 
5 ( पांच ) 
3 (तीन ) 


. 


3. नियमावली के नियम 7 के परन्तुक के अन्तर्गत रहते हुए जो उम्मीदवार वर्ष 2010 में 
आयोजित इंस्टीट्यूट की परिषद के चुनाव में खड़ा होना चाहते है, उनके नामांकन पत्र 
मतदान अधिकारी एवं इंस्टीट्यूट के सचिव व सीईओ श्री एन. के. जैन के पास आई. सी . 
. एस. आई. हाउस , 22 इंस्टीट्यूश्नल एरिया , लोदी रोड , नई दिल्ली - 110 003 में 

सोमवार 4 अक्तूबर 2010 को अधिक से अधिक सायं 6 बजे तक पहुंच जाने चाहिए । 


4. नामांकन पत्र कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982, तथा नियम 9 में निर्धारित ढंग से 
अनुमोदित फार्म एच ( यथा संशोधित ) में भरना होगा । उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरते 
समय कम्पनी सचिव ( परिषद के चुनाव) नियमावली 2006 को , विशेष रूप से नियम 7 , 


3500 GT /10 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III---- SEC . 4 ] 


- 


- 


Hom . 


9, 10, 11, 12 और 13 में दिए गए प्रावधानों तथा 6 सितम्बर 2010 की आईसीएसआई 
अधिसूचना ( चुनाव ) सं. 1, 2 और 5 को ध्यान में रखना होगा । 


5. परिषद के चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन फार्म के साथ 
15 ,000 रूपए ( पन्द्रह हजार रूपए केवल ) का शुल्क नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार 
सेक्रेटरी एंड सीईओ, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया के नाम से 
नई दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा देना होगा । 


6 . नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क के अलावा चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक 
उम्मीदवार को , नियम 9 के अन्तर्गत चाहे वह कितने ही नामांकन पत्र फाइल करे , 
नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार सिक्युरिटी जमा के रूप में सेक्रेटरी एंड, सीईओ, दि 
इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया के नाम से नई दिल्ली में देय 
डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा 20 , 000 रूपए ( बीस हजार रूपए केवल) की राशि भी देनी होगी । 


इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की परिषद के आदेश द्वारा 


.. एन. के. जैन , मतदान अधिकारी और इंस्टीट्यूट के सचिव व सीईओ 

[ विज्ञापन III/4/121 /10 - असा. ] 


NOTIFICATION 
ICSI ( ELECTION) No. 2OF SEPTEMBER, 2010 

New Delhi , the 6th September , 2010 
Election to the Council of the ICSI 


In pursuance of Sub -rule ( 1) of Rule 9 of the Company Secretaries (Election to 
the Council ) Rules , 2006 , (the Rules ) the Council of The Institute of Company 
Secretaries of India is pleased to notify as under : 


15 (Fifteen ) 


Total number of persons to be elected to the 
Council from all regional constituencies under 
Section 9 (2 )(a ) of the Company Secretaries Act, 
1980 ( as amended ) 


The number of members to be elected from each 
regional constituency specified in Schedule 3 
read with Rule 8 and Schedule I read with Rule 


-.. 


whol.m 


a 


। 


६ 


। । 


HINKI 


[ 411 111 - OUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Name of the Constituency 


No. of members to be 

elected 


a ) 


Eastern India Regional Constituency 


2 ( Two ) 


b ) 


Northern India Regional Constituency 


. 5 (Five) 


c) 


Southern India Regional Constituency 


3 ( Three ) 


d ) Western India Regional Constituency 


5 (Five) 


3 . The nominations of candidates who desire to stand for election to the 
Council of the Institute subject to proviso to Rule 7 of the Rules to be held in 
the year 2010 shall be delivered to Mr. N K Jain , Returning Officer , Secretary & 
CEO of the Institute at " ICSI House 22 , Institutional Area , Lodi Road , New 
Delhi-110 003, so as to reach him not later than 6 .00 P .M . on Monday the 4th 
October , 2010 . 


4 . Nomination shall be in the approved Form H (as amended ) attached to 
Company Secretaries Regulations, 1982 and in the manner prescribed in Rule 
9 . While filling up the nominations the candidates should bear in mind the 
applicable provisions contained in The Company Secretaries ( Election to the 
Council) Rules 2006 , particularly those contained in Rules 7 , 9 , 10 , 11 , 12 & 13 . 
and Notifications of ICSI (Election ) Nos . 1, 2 & 5 of 6 September , 2010 . . 


5 . Every candidate standing for election to the Council shall pay, along with 
the nomination form , a fee of Rs . 15 ,000 / - (Rupees Fifteen Thousand only ) by 
demand draft payable at New Delhi, drawn in favour of Secretary & CEO , The 
Institute of Company Secretaries of India as provided in Rule 10 . 


6 . Every candidate standing for election in addition to fee as provided in 
Rule 10 , shall pay , irrespective of the number of nominations filed under 
Rule 9 , an amount of Rs . 20 , 000 / - (Rupees Twenty thousand only ) by demand 
draft payable at New Delhi drawn in favour of Secretary & CEO , The Institute of 
Company Secretaries of India , as security deposit as provided in Rule 11 . 


By order of the Council of the Institute of Company Secretaries of India 


N . K . JAIN , Returning Officer and Secy . & CEO of the Institute 

[ ADVT 111/4 / 121/ 10 - Exty.] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. 4 ] 


अधिसूचना 


सितम्बर, 2010 की आई. सी . एस. आई. ( चुनाव ) 3 

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2010 


प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की उम्मीदवारी के लिए 
निर्वाचित व्यक्ति 


कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982, यथासंशोधित , के विनियम 114 के उप - विनियम (1 ) 
के साथ पठित विनियम 115 के उप - विनियम (2) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ 
कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की परिषद अधिसूचित करती है कि 6 सितम्बर, 2010 
की आई. सी .एस. आई. की अधिसूचना सं . 4 के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव 
नीचे दिए गए ढंग से आयोजित किए जाएंगे : 


h 


ala 


- 


___ 1. विनियमावली 115 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों के 

लिए सीटों के आरक्षण के लिए परिषद द्वारा निर्णीत सदस्यों की न्यूनतम संख्या 
___ 150 (एक सौ पचास केवल ) है । 
. 2. निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या 


Mamw 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


.. 


-.-- 


- 


- 


. 


(6) पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद 


(ii) उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद 


6 (जिसमें पश्चिमी बंगाल और उडीसा 
( छह ) राज्यों के लिए आरक्षित एक - एक सीट 

शामिल हैं ।) 
12 (जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, 
( बारह ) राजस्थान, उत्तर प्रदेश और संघ 

शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ प्रत्येक राज्य के 
लिए आरक्षित एक - एक सीट शामिल 


(ii) दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद 


namrat 


(जिसमें आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , केरल 
( आठ ) और तमिलनाडु प्रत्येक राज्य के लिए 

आरक्षित एक - एक सीट शामिल है ।) 
12 (जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश , और 
( बारह ) महाराष्ट्र प्रत्येक राज्य के लिए आरक्षित 

एक - एक सीट शामिल है ।) 


( iv ) पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद 


. ... . 


. .. . ... . . . . . ... 


- || IIT 


। 


। . . . 


III 


.. 


II 


. . . 


[ भाग III -- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. उम्मीदवारों का नामांकन पत्र 
उन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र, जो वर्ष 2010 में आयोजित क्षेत्रीय परिषद के चुनावों 
में खड़ा होना चाहते हैं , वे अपने नामांकन पत्र श्री एन.के . जैन, मतदान अधिकारी , 
इंस्टीट्यूट के सचिव एवं सीईओ को आई. सी .एस. आई. हाउस, 22 , इंस्टीट्यूश्नल 
एरिया , लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 में सोमवार , 4 अक्टूबर, 2010 को अधिक से 
अधिक सायं 6 बजे तक अवश्य पहुंचा दें । नामांकन पत्र कम्पनी सचिव विनियमावली 
1982 के अनुमोदित फार्म एच ( यथा संशोधित), जिसे इंस्टीट्यूट के जर्नल के सितम्बर 
2010 के अंक में भी प्रकाशित किया गया है और ये कम्पनी सचिव ( परिषद के चुनाव ) 
विनियमावली 2006 के नियम 10 में निर्धारित ढंग में होने चाहिए । 


... 


4 . शुल्क 
विनियावली के अन्तर्गत परिषद द्वारा क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के लिए खड़े होने वाले . . 
उम्मीदवारों के लिए अधिसूचित नामांकन पत्र शुल्क 7,500 रूपए ( सात हजार पांच सौ 
रूपए केवल ) रखी गई है, तदनुसार , क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के लिए खड़े होने वाले 
उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के लिए 7,500 रूपए ( सात हजार पांच सौ रूपए 
केवल ) का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट द्वारा सेक्रेटरी एंड सीईओ, " दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी 
सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया के नाम से नई दिल्ली में देय देना होगा । 


5. कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली 2006 की प्रयुक्ति 
जिस हद तक कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982, यथा संशोधित , के अध्याय XII को 
छोड़ कर, कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 और परिषद के लिए 
चुनाव सम्बंधी अधिसूचनाएं , यथा परिवर्तित रूप में , क्षेत्रीय परिषद के चुनावों पर लागू 
होंगी । 


इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की परिषद के आदेश द्वारा 


एन, के. जैन, मतदान अधिकारी और इंस्टीट्यूट के सचिव व सीईओ 

[ विज्ञापन III /4/121/10 - असा. ] 


3500 02/ 10 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II- Sec , 4 ] 


NOTIFICATION 
ICSI (ELECTION ) No. 3 OF SEPTEMBER, 2010 

New Delhi, the 6th September, 2010 


Persons to be elected to each Regional Council and Candidatures to each 

Regional Council 


In pursuance of Sub -Regulation (2 ) of Regulation 115 read with Sub - regulation 
(1) of Regulation 114 of The Company Secretaries Regulations, 1982 , as 
amended , the Council of the Institute of Company Secretaries of India is 
pleased to notify that the election to its Regional Councils constituted under 
Notification of ICSI No . 4 of 6th September, 2010 shall be held in the manner 
as specified hereunder : 


1. 


Minimum number of members decided by the Council for reservation of 
seat to each State or Union Territory under Regulation 115 (1) is 150 (One 
hundred and fifty only ) 


2 . Number of persons to be elected 


i) 


Eastern India Regional 
Council 


6 
(Six ) 


( including one seat each 
reserved for the States of 
West Bengal & Orissa ) 


ii ) Northern India Regional 

Council 


( Twelve) 


(including one seat each 
reserved for the States of 
Delhi, Haryana , Punjab , 
Rajasthan , Uttar Pradesh 
and Union Territory of 
Chandigarh ). 


iii) Southern India Regional 

Council 


(Eight) 


( including one seat each 
reserved for the States of 
Andhra Pradesh , Karnataka , 
Kerala and Tamil Nadu ) 


A. 


RARUV 


iv ) Western India Regional 

Council 


12 
( Twelve ) 


VALER 


( including one seat each 
reserved for the States of 
Gujarat , Madhya Pradesh 
and Maharashtra ) 


3 . 


Nomination of candidates 


The nomination of candidates who desire to stand for election to a 
Regional Council, to be held in the year 2010 shall be delivered to 


- 


- 


HIDRO : 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Mr . N K Jain, Returning Officer , Secretary & CEO of the Institute at ICSI 
House , 22 , Institutional Area , Lodi Road , New Delhi- 110 003 , so as to 
reach him not later than 6 .00 P .M . on Monday , the 4th October , 2010 . 
The nomination shall be in the approved Form H (as amended ) annexed 
to the Company Secretaries Regulations, 1982 also published in 
September , 2010 issue of the journal of the Institute and in the manner 
prescribed in Rule 10 of the Company Secretaries (Election to the 
Council) Rules , 2006 . . 


Fees 


The nomination fee notified by the Council to be payable by a candidate 
standing for election to a Regional Council under the Rules is Rs.7 ,500 
(Rupees Seven Thousand Five Hundred only ). Accordingly , every 
candidate standing for election to a Regional Council shall pay , along 
with the nomination form , a fee of Rs. 7, 500 (Rupees Seven Thousand 
Five Hundred only ) by demand draft drawn in favour of Secretary & 
CEO , The Institute of Company Secretaries of India , payable at New 
Delhi. 


Application of Company Secretaries ( Election to Council ) Rules , 
2006 


Except to the extent provided in Chapter XII of The Company Secretaries 
Regulations, 1982, as amended , the Company Secretaries (Election to the 
Council) Rules , 2006 & Notifications relating to election to the Council . 
shall apply to election to a Regional Council mutatis mutandis . 


By order of the Council of The Institute of Company Secretaries of India 


__ N. K. JAIN, Returning Officer and Secy . & CEO of the Institute 

[ ADVTIII/4 / 121/ 10- Exty.] 


. 


अधिसूचना 


सितम्बर, 2010 की आई . सी . एस. आई . ( चुनाव ) सं . 4 

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2010 
आई. सी. एस. आई. की क्षेत्रीय परिषदों का गठन 


इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की परिषद कम्पनी सचिव अधिनियम , 
1980 (1980 का 56 ) की धारा 23 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निम्नलिखित रूप से क्षेत्रीय परिषदों के गठन की अधिसूचना जारी करती है , 
जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित चार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विनियमावली 
111 के उप - विनियम (1 ) का अनुसरण किया गया है, देखिए धारा 9 की उप - धारा ( 2 ) 
के खण्ड ( क ) के अन्तर्गत भारत का राजपत्र, असाधारण , भाग - II , भाग 3 का उप – भाग 
( ii)- एस. ओ. 1330 (ई), दिनांक 20 नवम्बर, 2003 , अर्थात्: 


3500G7 / 10 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


- 


- 


1. पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद - इसमें असम , बिहार, झारखण्ड, मेघालय, 
मणिपुर, नगालैण्ड, उड़ीसा , सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल , अरुणाचल प्रदेश 

और मिजोरम शामिल होंगे । 
2. उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद - इसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू 

और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल तथा संघ शासित 

क्षेत्र चण्डीगढ़ शामिल होंगे । 
3. दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद - इसमें आंध्र प्रदेश , केरल, कर्नाटक और 

तमिलनाडु तथा संघशासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप , पाण्डिचेरी तथा 

लक्षद्वीप शामिल होंगे । 
___ 4. पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद - इसमें छत्तीसगढ़ , गुजरात , मध्य प्रदेश , 

महाराष्ट्र और गोवा तथा संघशासित क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली एवं यू और 
दमन शामिल होंगे । 


-... 


-wnnr 


इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की परिषद के आदेश द्वारा 


एन . के. जैन , मतदान अधिकारी और इंस्टीट्यूट के सचिव व सीईओ 

[ विज्ञापन III/ 4/121/10 - असा. ] 


NOTIFICATION 
ICSI( ELECTION) No. 4OFSEPTEMBER, 2010 

New Delhi, the 6th September , 2010 


Constitution of Regional Councils of the ICSI 


R-MAmarAmAL 


In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1) of Section 23 of The 
Company Secretaries Act , 1980 (56 of 1980 ), the Council of The Institute of 
Company Secretaries of India is pleased to notify the constitution of Regional 
Councils as under in pursuance of Sub -regulation ( 1) of Regulation 111 for the 
four regional constituencies notified by the Central Government vide 
Notification published in the Gazette of India Extraordinary , Part II , Sub - section 
(ü ) of Section 3 as S . O . 1330 (E ) dated 20th November , 2003, under clause (a ) of 
Sub - section ( 2 ) of Section 9 , namely : 


1 . 


Eastern India Regional Council - Comprising the States of Assam , 
Bihar, Jharkhand , Meghalaya , Manipur, Nagaland , Orissa , Sikkim , 
Tripura, West Bengal , Arunachal Pradesh and Mizoram. 


Northern India Regional Council - Comprising the States of Delhi, 
Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab , Rajasthan, 
Uttar Pradesh and Uttranchal and the Union Territory of Chandigarh . 


IRTHI 


. 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


a 


N 


3 . 


Southern India Regional Council - Comprising the States of Andhra 
Pradesh , Kerala , Karnataka and Tamil Nadu and the Union Territories of 
Andaman and Nicobar Islands , Pondicherry and Lakshadweep . 


Western India Regional Council - Comprising the States of 
Chattisgarh, Gujarat , Madhya Pradesh, Maharashtra and Goa and the 
Union Territories of Dadar and Nagar Haveli and Diu & Daman . 


By order of the Council of The Institute of Company Secretaries of India 


N . K . JAIN , Returning Officer and Secy. & CEO of the Institute 

[ ADVT III/ 4/121/10- Exty .] 


अधिसूचना 


सितम्बर , 2010 की आई. सी. एस. आई. ( चुनाव) सं. 5 

नई दिल्ली, 6 सितम्बर , 2010 


अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उप - नियम ( 4 ) के प्रयोजन के लिए 

. अर्हता की मान्यता की अधिसूचना 


चुनाव के नामांकन के सम्बंध में कम्पनी सचिव ( परिषद का चुनाव ) नियमावली, 2006 
की अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उप - नियम ( 4 ) के अनुसरण में परिषद ने 
निर्णय लिया है कि अनुसूची 4 के खण्ड (2) के उप - खण्ड ( क ) के प्रयोजन के लिए 
परिषद ने निम्नलिखित अर्हताओं को मान्यता प्रदान की है: 


(6) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी डिग्रियां . . 


. 


( i) सर्टिफाइड एसोसिएट इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस, इंस्टीट्यूट 

ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया , इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स 
एकाउण्टेट्स ऑफ इण्डिया तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एण्ड 
एडमिनिस्ट्रेशन, लन्दन की प्रोफेश्नल सदस्यता । 


इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की परिषद के आदेश द्वारा 


एन . के. जैन , मतदान अधिकारी और इंस्टीट्यूट के सचिव व सीईओ 

[ विज्ञापन III/4/121 /10 - असा. ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 41 


NOTIFICATION 
ICSI (ELECTION ) NO.5 OF SEPTEMBER , 2010 

New Delhi, the 6th September, 2010 


Notification of Recognition of Qualifications for purpose of Sub -rule ( 4 ) of 

Rule 9 read with Schedule 4 


In pursuance of Sub - rule (4 ) of Rule 9 read with schedule 4 of the Company 
Secretaries (Election to the Council) Rules , 2006 , relating to nominations for 
elections , the Council has resolved that for the purpose of Sub -clause (a ) of 
Clause (2 ) of schedule 4 , the following qualifications have been recognised by 
the Council : 


i) 


All degrees awarded by the universities recognised by Government. 


Professional-Membership of Certified Associate Indian Institute of 
Banking & Finance , The Institute of Chartered Accountants of 
India , The Institute of Cost and Works Accountants of India and 
The Institute of Chartered Secretaries and Administrators , 
London . 


By order of the Council of The Institute of Company Secretaries of India 


N . K . JAIN , Returning Officer and Secy . & CEO of the Institute 

[ ADVT 1114 / 121/ 10 -Exty .) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


18 : 


i 


r 


i 


. 


1 . 


. .. 


. . 1 


